गव्णात्राब Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 35—2022/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 26, 2022 (PHALGUNA 7, 943 SAKA) 


HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT 
Notification 
The 26th February, 2022 
No. -HLA of 2022/ 0 /3870.— The Haryana Prevention of Unlawful Conversion of 
Religion Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 28 of the 
Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :— 
Bill No. -HLA of 2022 
THE HARYANA PREVENTION OF UNLAWFUL CONVERSION OF RELIGION 
BILL, 2022 
A 
BILL 
to provide for prevention of unlawful conversion from one religion to another by 
misrepresentation, use of force, threat, undue influence, coercion, allurement or by any 
fraudulent means or by marriage or for marriage and for matters connected therewith and 
incidental thereto. 
Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the 
Republic of India as follows:— 


l. (4) This Act may be called the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Short title and 
Act, 2022. commencement. 


(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the 
Official Gazette, appoint. 
2. (.) __Inthis Act, unless the context otherwise requires,- Definitions. 


(a) “allurement” means and includes an act of offering any temptation in the 
form of any gift or gratification or material benefits either in cash or kind or 
employment, education in school run by any religious body, better life style, 
divine pleasure or promise thereof; 


(497) 


498 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


(b) 


(c) 


(9) 


(९) 


(f) 


(I) 


(m) 


“coercion” means committing or threatening to commit any act punishable 
under the Indian Penal Code, 860 (Central Act 45 of 860) or any other law 
for the time being in force or unlawful detaining, threatening to detain, any 
property to the prejudice of any person, whatever, with the intention of 
causing any person to convert to another religion; 


“conversion” means renouncing one religion and adopting another religion 
but does not include return of any person to the religion professed or being 
professed by, any one or both, the parents or grandparents of a person; 


“digital mode” means and includes,- 
(J) _ social media networking site that allow individuals to,- 
(i) construct a public or semi-public profile within a bounded system; 


(ii) articulate a list of other users with whom they share a connection; 
and 


(iii) view and traverse their list of connections and those made by 
others within the system; 


(II) social media applications aiming on building online communities of 
people who share interests and activities or who are interested in 
exploring the interests and activities of others and provide a variety of 
ways for users to interact such as e-mail and instant messaging; 


“force” means causing or threatening to cause another person any injury to 
his person or property or to the person or property of anyone in whom that 
person is interested with the intent that such person shall do the thing which 
is the object of the offender to cause him to do; 


“fraudulent” includes misrepresentation of any kind or inducing any person to 
do or omit to do anything which he shall not do or omit if he was not so 
misrepresented or induced; 


“Government” means the Government of the State of Haryana in the 
administrative department; 


“minor” shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 
of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Central Act 6 of 2007); 


“prescribed” means prescribed by the rules made under this Act; 


“religion” means any organized system of faith, belief, worship or lifestyle as 
prevailing in India or any part thereof and defined under any law or custom 
for the time being in force; 


“religious priest” means and includes a person professing any religion and 
who performs rituals including purification sanskar or conversion ceremony 
of any religion and by whatever name is called such as Pujari, Pandit, Qazi, 
Mulla, Maulvi, Father, Pastor or Nun; 


“special officer” means an officer not below the rank of Inspector, as the 
Government may, by order, appoint for the specified area, for the purposes of 
this Act; 


“undue influence” includes inducement by a person, who is in a position to 
dominate the will of another on account of his fiduciary relation or real or 
apparent authority over the other to obtain an unfair advantage by using his 
such position. 


(2) | Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code of 
Criminal Procedure, 973 (Central Act 2 of 974), the Indian Penal Code, 860 (Central Act 45 
of 860) or the Information Technology Act, 2000 (Central Act 2i of 2000), shall have the 
meanings respectively assigned to them in that Act. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 499 


3. No person shall- Conversion of 
. : है religion. 
(a) convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from 
one religion to another- 
(i) by misrepresentation, use of force, threat, undue influence, coercion, 
allurement or by fraudulent means including use of digital mode; or 
(ii) by marriage or for marriage: 
Provided that nothing contained in clause (ii) shall apply to willful 
conversion duly certified by the District Magistrate as per the provisions of 
section 9 of this Act; 
(0)... abet or conspire such conversion through any means including digital mode; 
(c) conceal his religion with intention to marry. 
4. No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a Cognizance of 
police report or upon a complaint made by the person aggrieved by the offence or by his parents or °!fence. 
siblings or by an officer authorized by the Government or with the leave of the Court by any other 
person who is related by blood, marriage, adoption, guardianship or custodianship, as the case 
may be. 
5. Any marriage solemnized in contravention of clause (c) of section 3 shall be null and void. Marriage by 
concealment. 
6. Every petition for declaring a marriage null and void under section 5 shall be presented by Jurisdiction of 
any party aggrieved by the marriage before the Family Court or where a Family Court is not Court, 
established, the Court having jurisdiction within the local limits wherein,- 
(a) the marriage was solemnized; or 
(b) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides; or 
(c) either parties to the marriage last resided together. 
7. Any child bom in the marriage solemnized in contravention of section 3 shall be deemed_ Right to 
to be legitimate and the succession of property to such child shall be governed according to the !eritance. 
law governing inheritance of,- 
(i) in case of property of father/father’s ancestors, the father; and 
(ii) in case of property of mother/mother’s ancestors, the mother. 
8. The court in the proceeding under section 6 of this Act may grant maintenance and Right to 
expenses of the proceedings on an application filed by any party and to a minor child born in the ™@menance. 
marriage so declared null and void, in such manner, as may be prescribed. 
9. () Any person who intends to convert shall submit a declaration to that effect, prior to Declaration before 


conversion of 


such conversion, to the District Magistrate stating his intention to convert out of his own free will ‘elision 


and without any force, coercion, undue influence or allurement in such form, as may be 
prescribed. 


(2) Any religious priest and/or any person who intends to organize conversion shall 
give prior notice to the District Magistrate of the district where such conversion is proposed to be 
organized in such form, as may be prescribed. 


(3) The District Magistrate on receiving the information under sub-section () or (2), 
shall give acknowledgement of such prior notice or declaration and affix the copy of such notice 
or declaration at the conspicuous place or on the notice board of his office, in such manner, as may 
be prescribed. 


(4) — Any person may, before the expiry of thirty days from the date of notice affixed on 
the notice board under sub-section (3), file written objections to such intended conversion on the 
ground that it shall contravene the provisions of section 3. 


(5) — If any objection is received by the District Magistrate under sub-section (4) within 
stipulated time then he shall verify and conduct inquiry in such manner, as may be prescribed. 


500 


Appeal. 


Conversion to be 
null and void. 


Punishment for 
contravention of 


provisions of Act. 


Punishment for 
violation of 
provisions of Act 
by an institution 
or organization. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


(6) If the District Magistrate comes to the conclusion that the intended conversion is in 
contravention of section 3 then he shall decline the intended conversion by passing a reasoned 
order. 


(7) The District Magistrate shall, after being satisfied as per the provisions of this Act 
that the conversion is willful and without any misrepresentation, use of force, threat, undue 
influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage or for marriage, issue a 
certificate to that effect in such manner, as may be prescribed. 


(8) The District Magistrate shall pass order under sub-section (6) or shall issue 
certificate under sub-section (7) within three months of expiry of notice period as provided under 
sub-section (4): 

Provided that the District Magistrate, for the reasons to be recorded in writing, may 
pass an order or issue certificate within such period, as he may deem fit, but not later than 
six months after the expiry of notice period. 


(9) Any conversion in violation of sub-sections () and (2) shall be deemed to be 
unlawful and ineffective. 


0. | Any person aggrieved by the order passed by the District Magistrate under section 9 may 
file an appeal within a period of thirty days from the receipt of certified copy of the order or 
issuance of certificate, as the case may be, before the concerned Divisional Commissioner, in such 
manner, as may be prescribed: 


Provided that the Divisional Commissioner may further extend the period for thirty days 
for filing an appeal on showing reasonable cause for the delay by the aggrieved person. 


il. Any conversion in contravention of the provisions of this Act shall be null and void. 


2. (4) ~~ Whoever contravenes the provisions of clause (a) or (b) of section 3 or both, shall be 
punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year which may extend to 
five years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lac rupees. 


(2) | Whoever contravenes the provisions of clause (c) of section 3 shall be punished 
with imprisonment for a term, which shall not be less than three years which may extend to 
ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than three lac rupees. 


(3) | Whoever intends to marry a person of any religion other than the religion professed 
by him and conceals his religion in such a manner that the other person whom he intends to marry, 
believes that his religion is truly the one professed by him shall be punished with imprisonment 
for a term, which shall not be less than three years which may extend to ten years and shall also be 
liable to fine which shall not be less than three lac rupees. 


(4) | Whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall 
be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years which may 
extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than four lac rupees: 


Explanation.— Mass conversion for the purposes of this sub-section means a conversion 
wherein more than two persons are converted at the same time. 


(5) | Whoever contravenes the provisions of section 9 shall be punished with 
imprisonment for a term which shall not be less than three years which may extend to five years 
and shall also be liable to fine which shall not be less than two lac rupees: 


Provided that in case of a second or subsequent offence mentioned in this section, 
the term of imprisonment shall not be less than ten years and also with fine which shall not be less 
than five lac rupees. 


3. (4) ~~ Where any institution or organization violates any provisions of this Act, the person 
in-charge of the affairs of such institution or organization, as the case may be, indulged in such 
violation shall be liable for punishment as provided under section 2, as the case may be. 


(2) Where any institution or organization is found guilty under sub-section (4), the 
registration of such institution or organization, as the case may be, shall be cancelled by the 
competent authority in such manner, as may be prescribed. 


Explanation.— “competent authority” for the purposes of this section shall be the authority 
who registered such institution or organization. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


4. | The Court may order to pay compensation as per the provisions of section 357 of the Code 
of Criminal Procedure, 973 (Central Act 2 of 974). 


5. The burden of proof shall lie on the accused in case of violation of any of the provision of 
this Act. 
6. (4) Every offence committed under this Act shall be cognizable, non-bailable and 


triable by the Court of Session. 


(2) While trying an offence under this Act, the Court of Session may also try an offence 
arising out of same incident, other than the offence under this Act, with which the accused may be 
charged under any other law for the said incident. 
7.___No police officer other than the special officer shall investigate any offence under this Act. 
8. (4) _ Ifany difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government 
may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the 
provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty: 


Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years 
from the date of commencement of this Act. 


(2) | Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid 
before the State Legislature. 
9.  (4) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for 
carrying out the provisions of this Act. 


(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, 
before the House of the State Legislature, while it is in session. 


50l 


Order to pay 
compensation. 


Burden of proof. 


Offence to be 
cognizable, non- 
bailable and 
triable by Court of 
Session. 


Investigation. 


Power to remove 
difficulty. 


Power to make 
tules. 


502 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 


l. Right to freedom of religion is guaranteed under Articles 25, 26, 27 and 28 of the Constitution of India, 
which provides for enable every citizen of India for religious freedom. The objective of this right is to adopt 
matter of faith as per his will. According to the Constitution, the State has no religion and all religions are 
equal before the State and no religion shall be given preference over the other. Citizens are free to preach, 
practice and propagate any religion of their choice. 


2. The Constitution confers on each individual the fundamental right to profess, practice and propagate his 
religion. However, the individual right to freedom of conscience and religion cannot be extended to 
construe a collective right to proselytize; for the right to religious freedom belongs equally to the person 
converting and the individual sought to be converted. 


3. Still, there have been umpteen cases of religious conversions, both mass and individual. Obviously, such 
incidents have been hotly debated, more so in a multi-religious society, such as ours. The presence of 
pseudo-social organizations with a hidden agenda to convert the vulnerable sections of other religions. 
There have been instances when gullible people have been converted by offering allurement or under undue 
influence. Some have been forced to convert to other religions. 


4. In recent past several instances came in notice that with an agenda to increase strength of their own religion 
by getting people from other religions converted to their own religion, people do marry girls of other 
religion by misrepresentation of their own religion and after getting married to such girls, they are forced to 
convert to their own religion. Several instances came in notice that people convert themselves to the other 
religion only for the purpose of marriage with the girl of that religion and after marriage they got that girl 
converted into their original religion. 


5. Such incidents not only infringe the freedom of religion of the persons so converted but also militate against 
the socio-religious fabric of our society. 
6. The bill, therefore, seeks to:— 


(i) Prohibit religious conversions which are effected through misrepresentation, force, undue influence, 
coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage or for marriage by making it an 
offence; 

(ii) | Provide greater punishment for such conversion in respect of the Minor, Women, Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes; 


(iii) Provide that the burden of proof as to whether a conversion was not effected through 
misrepresentation, allurement, use of force, the threat of force, undue influence, coercion or by 
marriage or any other fraudulent means done for the purpose of carrying out conversion lies on the 
accused 


(iv) Declare marriages null and void, which were done solely for the purpose of conversion from one 
religion to another religion, on the written complaint. 


To achieve the above objectives and reasons hence, the bill is being presented. 


ANIL शा, 
Home Minister, Haryana. 


Chandigarh: R. K. NANDAL, 
The 26th February, 2022. Secretary. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 503 
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 


Clause 9 of the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2022 provides the State 
Government may, by notification in the official gazette make rules for carrying out the purpose of this Bill and every 
rule made under this Bill shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, 
while it is in session. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule, 26 of the Rule 
of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. 


504 


संक्षिप्त नाम तथा 


प्रारम्भ | 


परिभाषाएं | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


(ग्राषिकृत अनुवाद! 
2022 का विधेयक संख्या 4 एच.एल.ए. 
हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 


मिथ्या निरूपण, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या 
fost कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए एक धर्म 


से दूसरे धर्म में विधिविरूद्ध परिवर्तन के निवारण के लिए तथा 
इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों हेतु 
उपबन्ध करने के लिए 
विधेयक 


भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :- 


4. () 


सकता है। 
(2) 
2. (4) 


यह अधिनियम हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022, कहा जा 


यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 


इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- 


(क) 


“प्रलोभन” से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है, किसी उपहार या परितोषण या 
भौतिक लाभ के रूप में किसी प्रलोभन का प्रस्ताव, चाहे नकद या वस्तु या रोजगार 
के रूप में, किसी धार्मिक निकाय द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय में शिक्षा, बेहतर 
जीवन शैली, दैवीय कृपा या उसका वायदा देने का कोई कार्य ; 


‘gist’ से अभिप्राय है, भारतीय दण्ड संहिता, i860 (i860 का केन्द्रीय 
अधिनियम 45) या तत्समय लागू किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई कार्य करना या 
कार्य करने की धमकी देना या किसी व्यक्ति का अन्य धर्म में परिवर्तन करवाने के 
आशय से किसी व्यक्ति, जो भी हो, के पक्षपात के लिए किसी सम्पत्ति का 
विधिविरूद्ध निरूद्ध करना या निरूद्ध करने की धमकी देना ; 

“धर्म परिवर्तन” से अभिप्राय है, एक धर्म का त्याग करना तथा दूसरे धर्म को 
अपनाना, किन्तु इसमें किसी भी व्यक्ति के माता-पिता या दादा-दादी में से किसी 
एक या दोनों द्वारा बताए गए या माने जा रहे धर्म में किसी व्यक्ति की वापसी 
शामिल नहीं है ; 


“डिजिटल ढंग” से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है,- 

() सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, जो व्यैक्तिकों को,- 

i) परिबद्ध प्रणाली के भीतर सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक प्रोफाइल का 
निर्माण करने की अनुमति देती है; 

(ji) अन्य उपयोगकर्ताओं, जिनके साथ वे कनैक्शन साझा करते हैं, की 
सूची स्पष्ट करने की अनुमति देती है; तथा 

(iii) प्रणाली के भीतर उनके तथा दूसरों द्वारा बनाये गए कनैक्शनों की 
सूची देखने और अनुप्रस्थ करने की अनुमति देती है; 

(I) सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन, जिसका उद्देश्य उन लोगों के ऑनलाइन 
समुदायों का निर्माण करना, जो अपनी रूचियों और गतिविधियों को साझा 
करते हैं, या जो दूसरों की रूचियों और गतिविधियों की छान-बिन में रूचि 
रखते हैं और उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए कई प्रकार के तरीके 
प्रदान करती है, जैसे ई-मेल sik gece मैसेजिंग ; 

“बल” से अभिप्राय है, किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यक्ति, या सम्पत्ति या किसी 
व्यक्ति या किसी अन्य की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना या पहुंचाने की धमकी देना, 
जिसमें वह व्यक्ति इस आशय की दिलचस्पी रखता है कि ऐसा व्यक्ति वह कार्य 
करेगा, जो अपराधी द्वारा उससे इस प्रकार करवाने का उद्देश्य है ; 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


(a) “कपटपूर्ण” में शामिल है किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए या नहीं 
करने के लिए किसी प्रकार से बहकाना या प्रेरित करना, जो उसके द्वारा किया गया 
या नहीं किया गया होता, यदि उसे इस प्रकार बहकाया या प्रेरित नहीं किया गया 
होता ; 

(छ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार; 

(ज) “अवयस्क” का वही अर्थ होगा, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 
केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 2 के खण्ड (च) में इसे दिया गया है; 

(झ) “विहित” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित; 

(ज) “धर्म” से अभिप्राय है, भारत में या इसके किसी भाग में प्रचलित और किसी विधि 
के अधीन परिभाषित विश्वास, आस्था, पूजा या जीवन शैली की कोई संगठित पद्धति 
और तत्समय लागू कोई प्रथा; 

(ट) “धर्म पुजारी” से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है, किसी धर्म को मानने वाला कोई 
व्यक्ति, जो अनुष्ठान करता है और इसमें किसी भी धर्म का शुद्धिकरण संस्कार या 
धर्म परिवर्तन समारोह तथा किसी भी नाम से ज्ञात हो, जैसे पुरोहित, पंडित, काजी, 
Yea, मौलवी, पादरी, पल्‍ली-पुरोहित या नन; 

(ठ) “विशेष अधिकारी“ से अभिप्राय है, कोई अधिकारी, जो निरीक्षक की पदवी से नीचे 
का न हो, जिसे सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए 
आदेश द्वारा नियुक्त करे; 

(ड) “अनुचित प्रभाव” में शामिल है किसी व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरणा, जो किसी दूसरे व्यक्ति 
के साथ उसके वैश्वासिक सम्बन्ध या वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार के कारण, 
अपने ऐसे पद का प्रयोग करते हुए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु किसी अन्य 
की इच्छा को अधिशास्ति करने की स्थिति में है। 

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 4973 (4974 का 


केन्द्रीय अधिनियम 2), भारतीय दण्ड संहिता, 4860 (i860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या सूचना 
प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 24) में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के 
वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं। 


3. 


4. 


कोई भी व्यक्ति- 
(क) (i) मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या 
डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किन्‍्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा; या 
(ii) विवाह द्वारा या विवाह के लिए, 
या तो yeaa: या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में 
परिवर्तन नहीं करवायेगा या परिवर्तन करवाने का प्रयास नहीं करेगा: 
परन्तु खण्ड (i) F दी गई कोई भी बात, इस अधिनियम की धारा 9 के 
उपबन्धों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित इच्छापूर्वक धर्म 
परिवर्तन को लागू नहीं होगी; 
(a) डिजिटल ढंग सहित किन्‍्हीं साधनों के माध्यम से ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं 
उकसाएगा या VIA नहीं करेगा; 
(ग) विवाह के आशय से अपना धर्म नहीं छिपाएगा। 


कोई भी न्यायालय, पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके 


माता-पिता या सहोदर भाई या बहनों द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या न्यायालय 
की इजाजत से किसी व्यक्ति, जो vac, विवाह, दत्तकग्रहण, अभिभावकता या अभिरक्षकता, जैसी भी 
स्थिति हो, से संबंधित है, द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी 
अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। 


5. 


धारा 3 के खण्ड (ग) की उल्लंघना में अनुष्ठापित कोई विवाह, अकृत और शून्य होगा। 


505 


धर्म का परिवर्तन। 


अपराध का संज्ञान। 


छुपाकर विवाह 
करना। 


506 


न्यायालय की 
अधिकारिता | 


उत्तराधिकार का 
अधिकार | 


भरण-पोषण का 
अधिकार | 


धर्म परिवर्तन से 
पूर्व घोषणा | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


6 धारा 5 के अधीन किसी विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवाने के लिए प्रत्येक याचिका, 
विवाह से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा कुटुम्ब न्यायालय या जहां कोई कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नहीं है, 
तो स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले न्‍्यायालय,- 


(क) जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था; या 
(ख) याचिका की प्रस्तुति के समय पर प्रतिवादी, निवास करता है; या 


(ग) विवाह के दोनों पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहे हैं, 
के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। 


7. धारा 3 की उल्लंघना में अनुष्ठापित विवाह से जन्मे किसी बालक को धर्मज समझा जाएगा तथा 
ऐसे बालक का सम्पत्ति पर उत्तराधिकार,- 


(0) पिता» पिता के पूर्वजों की सम्पत्ति की दशा में, पिता; तथा 
Gi) माता» माता के पूर्वजों की सम्पत्ति की दशा में, माता, 
के उत्तराधिकार को शासित करने वाली विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा। 


8. न्यायालय, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा दायर किए गए 
आवेदन पर तथा इस प्रकार spd और शून्य घोषित विवाह से जन्मे अवयस्क बालक को ऐसी रीति में, 
जो विहित की जाए, भरण-पोषण तथा कार्यवाहियों का व्यय प्रदान कर सकता है। 


9. (0) कोई व्यक्ति, जो धर्म परिवर्तन करने का आशय रखता है, अपने स्वयं की मुक्त इच्छा तथा 
किसी बल, प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के बिना धर्म परिवर्तन करने हेतु अपना आशय कथित 
करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में ऐसे धर्म परिवर्तन से पूर्व उस प्रभाव 
की घोषणा प्रस्तुत PAT | 

(2) कोई धार्मिक पुरोहित तथा/या कोई अन्य व्यक्ति, जो धर्म परिवर्तन का आयोजन करने 
का आशय रखता है, तो उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट, जहां ऐसे धर्म परिवर्तन का आयोजन किया जाना 
प्रस्तावित है, को ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पूर्व नोटिस देगा। 

(3) उपधारा (3) तथा (2) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे पूर्व नोटिस या 
घोषणा की पावती देगा तथा ऐसे नोटिस या घोषणा की प्रति ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपने 
कार्यालय के सहजदृश्य स्थान या नोटिस बोर्ड पर चस्पाएगा। 

(५) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन नोटिस बोर्ड पर चस्पाए गए नोटिस की तिथि से 
तीस दिन की समाप्ति से पूर्व, इस आधार पर कि यह धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसे 
आशयित धर्म परिवर्तन के लिए लिखित आक्षेप दायर कर सकता है। 

6) यदि नियत समय के भीतर उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट कोई आक्षेप प्राप्त 
करता है, तो वह ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापन करेगा तथा जांच करेगा। 

(6) यदि जिला मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आशयित धर्म परिर्वतन धारा 3 की 
उल्लंघना है, तो वह उचित आदेश पारित करते हुए आशयित धर्म परिवर्तन को अस्वीकार कर देगा। 

(7) जिला मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संतुष्टि होने के बाद कि धर्म 
परिवर्तन इच्छापूर्वक है तथा किसी मिथ्या निरूपण, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन 
या fost कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह करने के प्रयोजन के बिना है, तो ऐसी रीति, 
जो विहित की जाए, में उस प्रभाव का प्रमाण-पत्र जारी करेगा | 

(3) जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (4) के अधीन यथा उपबंधित नोटिस अवधि की समाप्ति के 
तीन मास के भीतर उप-धारा 6) के अधीन आदेश पारित करेगा या उप-धारा (7) के अधीन प्रमाण-पत्र 
जारी करेगा : 

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, लिखित में कारणों को लिपिबद्ध करते हुए, ऐसी अवधि, जो वह 
उचित समझे, किन्तु नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद छह मास अपश्चात्‌ नहीं, के भीतर आदेश पारित 
कर सकता है या प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। 

(9) उपधारा (3) तथा उपधारा (2) की vectra में किसी धर्म परिवर्तन को विधिविरूद्ध तथा 
अप्रभावी समझा जाएगा | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 
0.. धारा 9 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी रीति, जो 
विहित की जाए, में संबंधित मण्डल आयुक्त के सम्मुख आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति या 
प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करने से तीस दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है: 
परन्तु मण्डल syed, Aya व्यक्ति द्वारा विलम्ब के लिए उचित कारण दर्शाने पर अपील दायर 
करने हेतु और तीस दिन के लिए अवधि में विस्तार कर सकता है। 
इस अधिनियम के उपबंधों की उल्लंघना में कोई धर्म परिवर्तन, अकृत और शून्य होगा। 


44. 


2. (0) जो कोई भी धारा 3 के खण्ड (क) या (ख) या दोनों के उपबंधों की secu करता है, 
तो कारावास की ऐसी अवधि, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, जो पांच वर्ष के लिए बढाई जा सकती है, 
से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दण्डनीय होगा। 

(2) जो कोई भी धारा 3 के खण्ड (ग) के उपबन्धों की Voc करता है, तो कारावास की 
ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, जो दस वर्ष के लिए बढाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा 
और जुर्मने, जो तीन लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दण्डनीय होगा । 

(3) जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से भिन्‍न किसी धर्म वाले व्यक्ति से विवाह 
करने का आशय रखता है तथा ऐसी रीति में अपने धर्म को छुपाता है कि अन्य व्यक्ति, जिससे वह 
विवाह करने का आशय रखता है, विश्वास करता है कि वास्तव में उसका धर्म उसके द्वारा माने जाने 
वाला धर्म है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, जो दस वर्ष के लिए बढाई 
जा सकती है, से दण्डनीय होगा और जुर्मने, जो तीन लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दण्डनीय 
होगा | 


(५) जो कोई भी सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में धारा 3 के उपबंधों की उललंघना करता 
है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी, जो दस वर्ष के लिए बढाई जा सकती 
है, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो चार लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दण्डनीय होगा। 
व्याख्या--. इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु सामूहिक धर्म परिवर्तन से अभिप्राय है, ऐसा धर्म परिवर्तन, 

जिसमें एक ही समय पर दो से अधिक व्यक्तियों का धर्म परिवर्तित किया जाता है। 

6) जो कोई भी धारा 9 के उपबंधों की vectra करता है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो 
तीन वर्ष से कम नहीं होगी, जो पांच वर्ष के लिए बढाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो 
दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दण्डनीय होगाः 

परन्तु इस धारा में वर्णित द्वितीय या पश्चात्‌॒वर्ती अपराध के मामले में, कारावास की अवधि 
दस वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी पांच लाख रूपए से कम नहीं होगा। 
43. (0) जहां कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की seer करता है, 
तो ऐसी संस्था या संगठन, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यकलापों का प्रभारी व्यक्ति ऐसी उल्लंघना में लिप्त 
है, तो धारा 42, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन यथा उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा। 

(22? जहां कोई संस्था या संगठन उप-धारा (3) के अधीन दोषी पाया जाता है, तो ऐसी संस्था 
या संगठन, जैसी भी स्थिति हो, का पंजीकरण, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
रद्द किया जाएगा। 
व्याख्या-- इस धारा के प्रयोजनों हेतु “सक्षम प्राधिकारी” ऐसा प्राधिकारी होगा, जिसने ऐसी संस्था या 

संगठन को पंजीकरण जारी किया है। 


44... न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 4973 (974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 357 के Vases 
के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने हेतु आदेश कर सकता है। 

45. इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की उल्लंघना की दशा में, सबूत का भार अपराधी पर होगा। 

46. (4) इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय होगा और सत्र 


न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। 

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, सत्र न्यायालय, इस 
अधिनियम के अधीन किए गए अपराध से fs समरूप घटना से होने वाले किसी अपराध का भी 
विचारण कर सकता है, जिसके लिए अभियुक्त को vad घटना के लिए किसी अन्य विधि के अधीन 
आरोपित किया जा सकता है। 


507 


अपील | 


धर्म परिवर्तन का 
aad और शून्य 
होना। 


अधिनियम के 
उपबंधों की 
seca के लिए 
दण्ड | 


किसी संस्था या 
संगठन द्वारा 
अधिनियम के 
उपबंधों की 
seca के लिए 
दण्ड | 


मुआवजा के 
भुगतान हेतु 
आदेश। 


सबूत का भार। 


सत्र न्यायालय 
द्वारा संज्ञेय, 
अजमानतीय तथा 
विचारणीय अपराध | 


508 


अन्वेषण | 


कठिनाई दूर करने 
की शक्ति। 


नियम बनाने की 
शक्ति 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 


i7. fags अधिकारी से भिन्‍न कोई भी पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का 
अन्वेषण नहीं करेगा। 


48. (0) यदि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, 
तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर 
सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: 

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा। 


(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य 
विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा। 


49. (0) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के 
लिए नियम बना सकती है। 


(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, Bei, 
राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा, जब सत्र हो रहा हो। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 509 


उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण 


4... धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत प्रदान किया गया है, जो 
भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सक्षम बनाता है। इस अधिकार का उद्देश्य उसकी इच्छा के 
अनुसार विश्वास को अपनाने से सम्बन्धित मामला है। संविधान के अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म 
राज्य के समक्ष समान हैं और किसी भी धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपनी पसंद के किसी भी 
धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। 

2. संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 
हालांकि, व्यक्तिगत अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत अधिकार में धर्मातरण के सामूहिक अधिकार की 
छूट देना नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के समक्ष धर्म परिवर्तित और व्यक्ति, जिसका धर्म परिवर्तित किया जाना 
है, एक समान है। 

3... फिर भी, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के THAT के कई मामले संज्ञान में आए हैं। जाहिर है हमारे जैसे 
बहुधर्मी समाज में इस तरह की घटनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ है। कुछ va सामाजिक संगठन अपने छिपे हुए 
एजेंडे के साथ धर्म परिवर्तन के लिए समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाते है। ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं 
जिसमें भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर व असम्यक्‌ असर से धर्मांतरण किया गया है। जिनमें कुछ का जबरन धर्म 
परिवर्तित किया गया है। 

4. हाल के दिनों में कई उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें अपने एजेंडे के साथ अपने स्वंय के धर्म के अनुयायों की संख्या 
बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करके व अपने स्वयं के धर्म की गलत व्याख्या करके 
दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं और शादी करने के बाद ऐसी लड़कियों के लिए oes अपने धर्म में परिवर्तन 
के लिए मजबूर किया जाता है। कई उदाहरण ऐसे भी सामने आए हैं कि लोग उस धर्म की लड़की के साथ केवल 
विवाह करने के उद्देश्य से खुद को दूसरे धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं और शादी के बाद उस लड़की को अपने मूल 
धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। 

5. इस तरह की घटनाएं न केवल व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्ल्घंन करती है बल्कि हमारे समाज के 
सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने को भी आघात पहुंचाती हैं। 

6. इस प्रकार, बिल :- 

0) धर्मातरण, जोकि मिथ्या निरूपण, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन, अन्य कपट पूर्ण साधन या विवाह 
द्वारा या विवाह के लिए किया गया है, अपराध की श्रेणी में लाकर धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध करना। 

Gi) नाबालिग, महिला, अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति के संबंध में इस तरह के salar के लिए अधिक 
से अधिक सजा का प्रावधान करना। 

(ii) यह कि सबूत को प्रमाणित करने का दायित्व दोषी पर निहित होगा कि क्या धर्मांतरण ear निरूपण, प्रलोभन, 
बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न और विवाह द्वारा या अन्य कपट पूर्ण साधनों जो कि 
धर्मातरण के उददेश्यों के लिए किए गए हैं। 

(iv) ऐसे विवाहों के मामले, जिनका उददेश्य केवल मात्र धर्मातरण से है, को लिखित शिकायत के आधार पर अमान्य 
घोषित करना | 


अनिल विज, 
गृह मंत्री, हरियाणा। 


चण्डीगढ़ : आर० Ho नांदल, 
दिनांक 26 फरवरी, 2022. सचिव | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 26, 2022 (PHGN. 7, 943 SAKA) 
प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन 


50 


हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 की धारा 49 की अपेक्षा अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना 
द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए 
प्रत्येक नियम को पहले जैसे ही बनाया जाएगा, उसके बाद राज्य विधान सभा, जब अधिवेशन में हो, में रखा जाएगा। इसलिए, 
हरियाणा विधान सभा में व्यवसाय की प्रक्रिया और आचरण के नियम के नियम 426 के तहत आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित 


कानून के बारे में ज्ञापन | 


9494—H.V.S.—H.G.P. Pkl. 


